सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 श्रावण, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 618 राँची, शुक्रवार , 


2 जुलाई, 2019 (ई ०) 


खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 


संकल्प 
15 जुलाई , 2019 


विषय: 


जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को किरासन तेल वितरण योजना में प्रति लीटर कमीशन 
रूपये 01 (एक रूपये ) मात्र में राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही 50 प्रतिशत राशि 
अर्थात 50 पैसा प्रति लीटर को ई-पॉस मशीन से प्रिंट स्लिप के आधार पर ना कर जिला 
आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन से सीघे भुगतान किये जाने के संबंध में । 


संख्या - खा.प्र .01/ज.वि.प्र./कि.ते./08-02/ 2016 - 2051, -- राज्य के जन वितरण प्रणाली दुकानों 
को आर्थिक रूप से सबल बनाने हेतु एवं दुकानदारों के जीवन स्तर में सुधार हो सके इस परिपेक्ष्य में 
दुकानदारों द्वारा वितरित किरासन तेल के कमीशन की दर को 10 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 
विभागीय संकल्प संख्या 260, दिनांक 18.01.2017 द्वारा 01 रूपये प्रति लीटर निर्धारित किया 


गया था । 


2 . विभागीय संकल्प संख्या -3109, दिनांक 18.07.2017 द्वारा किरासन तेल कमीशन में 
राज्य सरकार द्वारा 50 पैसा प्रति लीटर दुकानदारों को उनके ई- पॉस द्वारा वितरित किरासन तेल की 
मात्रा के प्रिंट स्लिप के आधार पर सीधे तौर पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है । 


2 


3 . 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 2 अगस्त , 2019 

उक्त संकल्प संख्या -3109, दिनांक 18.07.2017 की कंडिका -7 के आलोक में जन 
वितरण प्रणाली दुकानदार , माहवार वितरित कुल किरासन तेल की मात्रा का e- POS मशीन से Slip Print 
कर प्रति लीटर 50 पैसे की दर से अभिश्रव भुगतान हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराना 
था । जिला आपूर्ति पदाधिकारी अपने Login से दुकानदारों के e-PoS द्वारा वितरित किरासन तेल की 
मात्रा एवं उपलब्ध Slip Print पर अंकित अभिश्रव की मात्रा का मिलान कर दुकानदार के अभिश्रव का 
भुगतान करना था । 


4 . 


5 . 


प्रायः यह पाया जा रहा है कि जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को विभाग द्वारा दी 
जाने वाली कमीशन 50 पैसे प्रति लीटर नहीं मिल पाता है । इसका कारण संभवतः पूरी प्रक्रिया का 
श्रम एवं समय साध्य होने के कारण जटिलता का होना है । प्रक्रिया में जटिलता के कारण जन वितरण 
प्रणाली दुकानदारों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है । 

प्रक्रिया को सरलतम बनाने तथा जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को ससमय योजना का 
लाभ देने हेतु विभागीय संकल्प संख्या-3109, दिनांक 18.07.2017 की कंडिका-7 को शिथिल किया 
जाता है। वर्णित कंडिका -07 के संशोधन के क्रम में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा e-Pos के 
माध्यम से माहवार वितरित की जानेवाली कुल किरासन तेल की मात्रा की जानकारी जिला आपूर्ति 
पदाधिकारी को अपने Login से प्राप्त कर 50 पैसे प्रति लीटर की दर से राशि की गणना कर किरासन 
तेल कमीशन की राशि जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को उपलब्ध करायेंगे। 


06 . उक्त से संबंधित विभागीय संलेख ज्ञापांक -1926, दिनांक 28.06.2019 पर मंत्रिपरिषद् 
की दिनांक 02.07.2019 की बैठक के मद संख्या-12 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अमिताभ कौशल , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 618 


-- 


50 


